इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


प्र 


श . 


ध्य 


पास 
न 
। 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 1 ] 


भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2016 - पौष 11 , शक 1937 


भाग २ 


स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 
कार्यालय, कलेक्टर ( शहरी विकास ), जिला अशोकनगर , मध्यप्रदेश 

अशोकनगर , दिनांक 21 दिसम्बर 2015 


क्र . डूडा - वार्ड विभाजन - 2015-366. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका ( वार्डों का विस्तार ) 
नियम, 1994 के तारतम्य में तथा मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, मैं , श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, नगर परिषद् ईसागढ़ के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित 
करता हूं : 


नगर परिषद् 


ईसागढ़ 


वार्ड का 


जन संख्या 


वार्ड 
क्रमांक 


वार्ड की चर्तुसीमा 


नाम 


कुल 


अ.जा. 


अ.ज.जा. 


1 


6 


2 
शिवाजी वार्ड 

क्र . 01 


3 
804 


4 . 
92 


5 
135 


1 


- 


उत्तर 

पुराना पेट्रोल पंप से द्विवेदी नगर लेते हुये मोतीलाल ग्वाल, अशोक 
भोजनालय, भागीरथ के मकान लेते हुए नगर परिषद वोर तक । 
पूर्व - नगर परिषद वोर से शीलचंद्र का मकान, हीरालाल का मकान, मुल्लाराम 
का मकान कब्रिस्तान रोड मजार तक अंदर की समस्त आवादी । 
दक्षिण मजार से नगर परिषद सीमा लेते हुऐ मंडी का पिछला हिस्सा लेते हुऐ 
चंदेरी रोड मंडी सीमा तक । 
पश्चिम - मंडी सीमा से छात्रावास मंदिर लेते हुऐ पेटोल पम्प तक 
उत्तर - वद्रीप्रसाद मेईया, कपूर चंद्र जाटव की लाईन लेते हुऐ तुलाराम राठौर , 
पवन एसटीडी तक अंदर की समस्त आवादी । 
पूर्व पवन एसटीडी से सिंधिया तिराहा, नगर परिषद की दुकान तक । 
दक्षिण - नगर परिषद की दुकान से सिरनामसिंह यादव का मकान अंदर की 
समस्त आवादी लेते हुऐ माया कांपलेक्स थाना के अंदर की समस्त आवादी लेते हुऐ 
नवीन पेट्रोल पंप तक । 
पश्चिम - नवीन पेट्रोल पंप से नगर परिषद सीमा लेते हुए वद्री प्रसाद मेईया तक 


2 


959 


89 


23 


सुभाषचंद्र 
वार्ड क्र . 02 


-2 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


[ भाग 2 


1 


3 


+ 


5 


6 


2 
महात्मागांधी 
वार्ड क्र . 03 


3 


4 
127 


961 


26 


4 


888 


151 


7 


लोकमान्य 
तिलक वार्ड 

क्र . 04 


- 


उत्तर - जीवन ज्योति स्कूल से कदवाया रोड तक । 
पूर्व - दुष्यंत की दुकान से प्रेमनारायण साहू की दुकान लेते हुऐ अंदर की समस्त 
आवादी सुधीर शर्मा की लाईन लेते हुऐ जनपद पंचायत की दुकान अंदर की समस्त 
आवादी । 
दक्षिण 

जनपद की दुकान से तहसील कार्यालय अजय श्रीवास्तव अंदर की 
समस्त आवादी लेते हुऐ पंप हाउस की लाईन लेते हुऐ हरिओम जोशी के मकान 
तक । 
पश्चिम - हरिओम जोशी के मकान से नरेन्द्र वैधजी, हरिनारायण शर्मा, हरिशंकर 
शर्मा का मकान लेते हुऐ नगर परिषद सीमा जीवन ज्योति स्कूल तक । 
उत्तर - नारायण शर्मा की दुकान से अंदर की आवादी लेते हुऐ नगर परिषद सीमा 
हजारिया मंदिर तक । 
पूर्व हजारिया मंदिर से सरजूदास का मकान, रहमान खाँ का मकान लेते हुऐ 
गहोरा वाला मंदिर के कोने तक । 
दक्षिण - गहोरा वाला मंदिर के कोने से सत्यनारायण तमेरे गुरूमंदिर लेते हुऐ 
करवला घाट , प्रीतम ओझा. की लाईन लेते हुऐ शिवचरण औदिच्य के मकान तक 
अंदर की समस्त आवादी । 
पश्चिम - शिवचरण औदिच्य के मकान की लाईन लेते हुऐ वन विभाग राव 
राजकुमारसिंह का मकान की लाईन लेते हुऐ धनश्याम शर्मा का मकान, नारायण 
प्रसाद की दुकान तक । 
उत्तर - हजारिया मंदिर हेंडपंप से वावू खॉ , इदरीश खॉ अंदर की समस्त आवादी 
लेते हुऐ कलसा मंदिर अब्दुल गनी का मकान मस्जिद, मूलचंद्र कुशवाह मकान 
अंदर की आवादी लेते हुऐ एहसान खों का मकान, वृंदावाई मंदिर तक । 
पूर्व - वृंदावाई मंदिर से चिमन लखेरा, अंदर की आवादी, वृजमोहन बंसल, सुरेश 
जैन , वावूलाल जैन भानु जैन , का मकान लेते हुऐ तेजनारायण का मकान, 
रामप्रकाश त्यागी, अग्रवाल मेडीकल स्टोर तक 
दक्षिण 

अग्रवाल मेडीकल स्टोर, से मनोज जैन, प्रदीप जैन , नारायण शर्मा, 
वावूलाल शर्मा, सुरेश तिवारी की लाईन लेते हुऐ. वृजेश शर्मा का मकान लेते हुऐ 
हसन खां का मकान अंदर की समस्त आवादी । 
पश्चिम - हसन खॉ के मकान से हजारिया मंदिर हेण्ड पंप तक । 


5 


876 


30 


3 


लालवहादुर 
शास्त्री वार्ड 
क्र . 05 


- 


6 


चित्रगुप्त 


755 


23 


28 


वार्ड क्र . 06 


7 


डॉ.अम्बेडकर 
वार्ड क्र . 07 


731 


5 


0 


उत्तर वलजिन्दर सरदार के मकान से जैन वगिया, गुरूद्वारा, मिलन स्कूल की 
अंदर की आवादी लेते हुऐ अजीमुल्ला के मकान तक । 
पूर्व -- अजीमुल्ला के मकान से मजीत खॉ , राजेन्द्र दुवे, ईद मोहम्मद महेश अग्रवाल , 
अंदर की समस्त आवादी लेते हुऐ टावर लेते हुऐ रामगोपाल की लाईन लेते हुऐ 
सुरेश, महेश जैन से रामविलास का मकान लेते हुऐ गिर्राज वाड़ा की लाईन पलिया 
की हवेली, धनश्याम दास का मकान , विनोद जैन की दुकान अंदर . की समस्त 
आवादी लेते हुऐ हरिओम की दुकान दीपक अग्रवाल के मकान तक । 
दक्षिण दीपक अग्रवाल के मकान से संतोष श्रीवास्तव, भगवत दयाल, अनिल 
कासट मेडीकल की गली. तक । 
पश्चिम - अनिल कासट मेडीकल गली से टडडा जी की हवेली का पिछवाडा अंदर 
की समस्त आवादी लेते हुये तुरसावाई सोनी का मकान पवन जैन का मकान लेते 
हुये चंपालाल राठौर, वृजनंदन शर्मा का मकान अंदर की समस्त आवादी लेते हुऐ 
रामसिह यादव के मकान सें अंदर की आवादी लेते हुऐ वलजिन्दर सरदार के मकान 
तक । 
उत्तर - भाग्यश्री नमकीन से प्रकाश अग्रवाल , श्याम अग्रवाल , के मकान से विनोद 
गर्ग के मकान की लाईन लेते हुऐ दयाल अग्रवाल, राधाकिशन सोनी, सरजूवाई के 
मकान तक | 
पूर्व - सरजूवाई के मकान से रामगोपाल सोनी, फूलचंद्र नामदेव, द्वारका प्रसाद 
ओझा के मकान से प्रकाश ओझा , वडकुल ऐजेन्सी राकेश शर्मा के मंदिर तक । 
दक्षिण - राकेश शर्मा के मंदिर से चन्द्रभान , दानसिंह यादव पोस्ट ऑफिस विनोद 
टेन्ट हाउस भानु अग्रवाल की दुकान तक । 
पश्चिम - भानु अग्रवाल की दुकान से विशना की दुकान , विनोद जैन की दुकान , 
निशी अग्रवाल का मकान लेते हुऐ अंदर की समस्त आवादी हरिओम साहू का 
मकान, प्रेमनारायण भगत के मकान से अंदर की आवादी लेते हुऐ भाग्यश्री नमकीन 
तक । 
उत्तर - अकवर खाँ के मकान से नगर परिषद सीमा छोटी मोहचार तक 
पूर्व - छोटी मोहचार से नगर परिषद सीमा चंदेरी दरवाजा तक । 
दक्षिण - चंदेरी दरवाजे से हरिजन वस्ती की संपूर्ण आवादी लेते हुऐ तेजसिह 
भदौरिया का मकान, वाड्राय के मकान से, रामभरोसा विश्वकर्मा की लाईन लेते हुऐ. 
ओमप्रकाश वाढई, से जगदीश श्रीवासतव के मकान की लाईन लेते हुऐ गहोई 
समाज मंदिर के पीछे की समस्त आवादी लेते हुऐ रामचरण माली से पदम सोनी के 
मकान तका 
पश्चिम - पदम सोनी के मकान से विष्णु सोनी, ओम सोनी, संतोश शर्मा सलीम 
खॉ , शेर खॉ गंगाराम माहार के मकान से अकवर के मकान तक । 


. 


8 


963 


527 


.3 


जवाहर 
लाल नेहरू 


वार्ड क्र . 08 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016 


3 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


कमला नेहरू 


915 


4 


0 


वार्ड क्र . 09 


10 


813 


39 


42 


महाराणा 
प्रताप वार्ड 
क्र . 10 


---- 


11 


महारानी 
लक्ष्मीवाई 


730 


19 


398 


उत्तर पदम सोनी के मकान से सोहनसिंह यादव के मकान, दिनेश केवट , 
कैलाश नारायण गुप्ता की लाईन लेते हुऐ महेश गोस्वमी के मकान से लक्ष्मीनाराण 
शर्मा, हमीद खाँ की लाईन लेते हुऐ नाथुराम राय, कालूराम वधेले के मकान तक । 
पूर्व - कालूराम वधेले के मकान से माता मंदिर छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायणराय से 
प्रकाश चंद्र जैन, रघुवीरशरण श्रीवास्तव, केशवराव जोशी के मकान से रघुवीर शरण 
के वाड़ा तका 
दक्षिण रघुवीरशरण के वाड़ा से जगदीश देशपाण्डे, रामवावू शर्मा का मकान लेते. 
हुऐ राकेश की चक्की तक । 
पश्चिम - राकेश की चक्की से प्रेमचंद्र का मकान जैन मंदिर, राधेकिशन सोनी का 
मकान गुलावचंद्र ओझा का मकान, अंदर की समस्त आवादी लेते हुऐ रामेश्वर 
शास्त्री, पदम सोनी के मकान तक । 
उत्तर - नन्नूलाल नामदेव के मकान से पुरानी तहसील, परमाल वधेले, के मकान 
की लाईन लेते हुऐ चंदेरी गेट टपरिया मंदिर, डांगवाली माता, राजाढहर तक । 
पूर्व - राजाढहर से अंदर की आवादी लेते हुऐ रामजानकी मंदिर तक, 
दक्षिण • रामजानकी मंदिर से अंदर की समस्त आवादी लेते हुऐ महेश आचार्य के 
मकान तक । 
पश्चिम - महेश आचार्य के मकान से कृष्ण कुमार केवट का मकान, छोटेलाल जैन 
का मकान अंदर की समस्त आवादी लेते हुऐ नरेन्द्र साहू के मकान से नन्नूलाल 
नामदेव के मकान तका 
उत्तर - पीएन मोदी के मकान से हाईस्कूल की लाईन लेते हुऐ सतीश जैन, 
किशन लाल सोनी, मांगलिक भवन, विनोद जैन का बगीचा डी.पी. तक । 
पूर्व - विनोद जैन का बगीचा डी.पी. से अंदर की समस्त आवादी लेते हुऐ, ओडीला 
तक । 
दक्षिण - ओड़ीला की संपूर्ण आवादी लेते हुए नगर परिषद सीमा से पुराना 
पंपहाउस लेते हुऐ चतरो के मकान से जप्फोवाई के मकान तक । 
पश्चिम - जफोवाई के मकान से मुन्ना आदिवासी, हुकुमसिंह आदिवासी, हरगोविन्द 
धन्नालाल केवट की लाईन लेते हुऐ पंप हाउस के अंदर की आवादी लेते हुऐ 
चिमना का मकान , हेमंत राजपूत के मकान से पीएन मोदी के मकान तक । 
उत्तर राजेन्द्र भार्गव के मकान से रवि व्यास, मुरली माहेश्वरी, अदर की समस्त 
आवादी लेते हुऐ जैन धर्मशाला से सुमत कुमार जैन के मकान तक । 
पूर्व - सुमत कुमार जैन के मकान से आफले का मकान, वसंतीवाई का मकान लेते 
हुऐ. देवीचरण के मकान तक । 
दक्षिण - देवीचरण के मकान से किशनलाल, काशीराम का मकान लेते हुए 
महाराजसिंह के मकान तक । 
पश्चिम - महाराजसिह के मकान से तुलाराम केवट, 

वायूलाल कुशवाह, किशोरी 
केवट, सौकत खों अंदर की आवादी लेते हुऐ पुरानी हवेली से जगदीश नामदेव , 
दामोदर केवट का मकान लेते हुऐ राजेन्द्र भागर्व के मकान तक । 
उत्तर - रामसरूप राठौर के मकान से जयनारायण राठौर, विनोद जनरल स्टोर, 
जयकुमार राठौर , घनश्याम राठौर, हमीद खॉ , हरिवंश सोनी, भैयालाल के मकान 


वार्ड क्र . 11 


12 


780 


51 


10 


सरदार 
पटेल वार्ड 
क्र . 12 


13 . 


इंदिरा गांधी 


746 


29 


0 


वार्ड क्र . 13 


14 


भगतसिंह 
वार्ड क्र . 14 


.772 


94 


16 


पूर्व - भैयालाल के मकान से धनश्याम केवटः मन्नासिंह भागीराम, राधेश्याम, अंदर 
की समस्त आवादी लेते हुऐ रमेश रजक उमकार कुशवाह के मकान तक 
दक्षिण - उमकार कुशवाह के मकान से किशन, गनेशराम कुशवाह, जगदीश 
कुशवाह के मकान से रमेश त्रिपाठी के मकान तक । अंदर की समस्त आवादी । 
पश्चिम - रमेश त्रिपाठी के मकान से सत्तार खॉ मुरलीसिंह तोमर, लियाकत खाँ 
की मकान लाईन लेते हुए किशन लाल से रामसरूप राठौर के मकान तक । 
उत्तर कमरलाल के मकान की लाइन लेते हुये शासकीय अस्पताल तक । 
पूर्व - शासकीय अस्पताल से पशु चिकित्सालय, बैंक , श्योपुर गेट, पारस जनरल 
स्टोर , धनश्याम जायसवाल, रामनारायण राठौर की लाईन लेते हुऐ कुसुम राठौर से 
उमरिया मंदिर तक अंदर की समस्त आवादी । 
दक्षिण - उमरिया मंदिर छोटेलाल का मकान, रामवली का गेरेज, दिलवागसिंह 
सरदार , शमशान घाट की लाईन लेते हुऐ. वहीद खों का मकान सरीफ पेन्टर, डॉ . 
सलाम के मकान से, मुनीर खाँ का मकान लेते हुऐ वद्रीप्रसाद के मकान तक । 
पश्चिम - बद्रीप्रसाद के मकान की लाइन लेते हुए कमरलाल के मकान तक । 

हरपाल के मकान से आनंद जैन , हरगोविन्द राठौर, अंदर की आवादी 
लेतेहुऐ रामविलास की चक्की तक । 
पूर्व - रामविलास की चक्की से रतनलाल ग्वाल का मकान, सर्जन के मकान से 
अंदर की वस्ती. वाबूलाल ग्वाल के मकान से मुकंदी कुशवाह , काशीराम के मकान 
की लाईन लेते हुऐ. वावू खॉ , से वद्रीप्रसाद की दुकान की लाईन लेते हुऐ राजेन्द्र 
केवट तक । 
दक्षिण राजेन्द्र केवट के मकान से अंदर की समस्त आवादी लेते हुऐ नगर 
परिषद सीमा जगदीश ओझा के मकान तक । 
पश्चिम -- जगदीश ओझा के मकान से किशनलाल का मकान लेते हुऐ रामप्रसाद 
खटीक के मकान से हरपाल के मकान तक । 


15 


890 


चंद्रशेखर 
वार्ड क्र . 15 


195 


14. 


उत्तर 


- 


- 


योग 


12583 


1475 


705 


श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2016. 


